रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 97 


REGD . NO . D . L .- 33004/97 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागा - खण्ड ३ - - उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3._ _ Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


-- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


सं . 195 ] 
No. 195 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 23, 1997 / ज्येष्ठ 2, 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23 , 1997/ JAYAISTHA 2 , 1919 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 मई, 1997 


सं . 49 / 97 - सी . शु . 


सा . का .नि . 272 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त ( सं. - 2 ) अधिनियम , 1996 ( 1996 का 33 ) की धारा 68 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , 
राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 182/92 - सी . शु., दिनांक 6 मई, 1992 का अधिक्रमण करते हुए इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा 
करना आवश्यक है एतदद्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) (जिसे इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है ) की 
प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 71.08 के अंतर्गत आने वाल कम से कम 0.995 शुद्धता वाले सोने को और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय -71 के 
अंतर्गत आने वाले कम से कम 0.920 शुद्धता वाले गोल्ड फाइनडिग्स, माठनटिंग्स अथवा सोल्डर्स, जब उनका भारत में आयात दिनांक 31 मार्च, 1997 की 
अधिसूचना सं. 1/ 1997 - 2002 के तहत भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति 1 अप्रैल, 1997 - 31 मार्च, 2002 के 
पैराग्राफ 8. 37 के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 1992 की सार्वजनिक सूचमा सं . 1 - आई. टी. सी. ( पी. एन . )/1992 - 97 के तहत भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय 
द्वारा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल, 1992 - 31 मार्च, 1997 के पैराग्राफ 88 में यथा विनिर्दिष्ट योजना एफ के अंतर्गत किया जाए, जैसा 
भी मामला हो , को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से और वित्त ( सं. - 2 ) 
अधिनियम , 1996 ( 1996 का 33 ) की धारा 68 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय समस्त विशेष सीमा शुल्क से छूट देती है । 


[ फा . सं. 305 /96 / 96 - एफ . टी . टी . ] 

ए. एस . बेदी, अवर सचिष 


1273 GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II- - Sec . 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd May. 1997 

No. 49 /97 -CUSTOMS 
GSR 272 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) 
read with sub - section (4 ) of soction 68 of the Finance (No. 2 ) Act, 1996 (33 of 1996 ) and in supersession to the Government of 
India , Ministry of Finance, Department of Revenue notification No. 182/92 -Cus., dated the 6th May , 1992 , the CentralGovern 
mcnt being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts gold of fineness not less than 0 .995 and 
falling under heading number 71.08 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) (hereinafter referred to 
is thc Custons Tariff Act), and gold findings, mountings or solders up to 0 . 920 fineness falling under Chapter 71 of the 
Customs Tariff Act, when imported into India under the Scheme F as specified in paragraph 88 of the Export and Import Policy , 
Ist April. 1992 — - 31st March , 1997 notified by theGovernment of India in the Ministry of Commerce, vide Public Notice No. 
1-ITC (PN )/1992 — 97, dated the 31stMarch , 1992. or under paragraph 8.37of the Export and Import Policy 1st April 1997-31st 
March 2002 notified by the Government of India in theMinistry of Commerce Vide notification No. 1/ 1997 – 2002 dated the 
ist March , 1997. as the case may be : from the whole of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the First 
Schedule to the Customs Tariff Act and the whole of the special duty of Customs leviable under section 68 of tho 
Finance (No. 2 ) Act, 1996 , (33 of 1996 ) . 

F , No . 305 /96 /96 -FTTJ 
A , S . BEDI. Under Secy . 


Printod by the Managor. Dovt. of India Press , Ring Road Mayapuri. Now Delhi- 110064 

And Publislied by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . - 1997 


